निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 10 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
( सं० पटना 429 ) पटना , मंगलवार , 31 मई 2016 

सामान्य प्रशासन विभाग 


ला 


अधिसूचना 

27 मई 2016 
सं0 21 / उ. जा .वि . रा. आ . -04 / 2016, सा . प्र. - 7595 — उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग , बिहार , 
पटना के अध्यक्ष डॉ . गोपाल प्रसाद सिन्हा, उपाध्यक्ष - मो . अब्बास उर्फ फरहत , एवं सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, श्री 
सुभाष चन्द्र सिंह एवं श्री शशि भूषण मिश्र द्वारा इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य पद से दिया गया 
त्याग - पत्र, विचारोपरांत दिनांक 18.05.2016 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सरल 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 429 - 571 + 50 डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


